निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1935 ( श ० ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 2 जनवरी 2014 


( सं ० पटना 11 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

11 नवम्बर 2013 
सं 0 22 / नि 0सि 0( मोति o) -08-02 / 2011 / 1346— श्री बिमलेश कुमार झा , ( आई0 डी0-1752), तत्कालीन 
कार्यपालक अभियन्ता , घोड़ासहन नहर प्रमण्डल, रक्सौल के विरूद्ध पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत घोड़ा सहन शाखा नहर 
के वि 0 दू0 120.00 पर बंगरी नदी पर बने संरचना के मेंट सफाई एवं नदी तल के सफाई कार्य में बरती गई 
अनियमितता की उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग से जॉच करवाई गई । उड़नदस्ता अंचल से प्राप्त प्रतिवेदन की 
समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1279 दिनांक 9.11.12 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा 
गया । 

श्री झा द्वारा अपने पत्रांक 01 दिनांक 14.01.03 द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव विभाग को समर्पित किया गया । 
जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई और समीक्षोपरान्त एकरारनामा बन्द करने के पूर्व अंतिम मापी नहीं लिए 
जाने एवं अंतिम विपत्र भी पारित किये बगैर ही जमानत की राशि जब्त करने के पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं 
करने के लिए आरोप प्रमाणित पाया गया । 

अतः प्रमाणित आरोपों के लिए श्री झा को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है: 
1. असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्वि रोकने का दण्ड | 

उक्त दण्ड श्री झा , तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, घोड़ासहन नहर प्रमण्डल , रक्सौल सम्प्रति अधीक्षण 
अभियन्ता , दुर्गावती निर्माण अंचल, भीतरीबांध, चेनारी को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नागेश्वर प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 11-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


